रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


LEARN 


भारत की राजपत्र 


सत्यपाजयते 


The Gazette of India 


: 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTIL - Section3 - Sub -section (11 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित । 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


F1Y 
3 / 
13 


OVERNMENT DE 


- 


- - - 


- 


- 


-II 


सं . 500 ] 
No. 500] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 31, 2002 / ज्येष्ठ 10 , 1924 
NEW DELHI , FRIDAY , MAY 31 , 2002/JYAISTHA 10, 1924 


DI 


- 


- 


- 


- 


- 


- mi - - 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नईदिल्ली , 30 मई, 2002 
का . आ . 582( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 ( 1906 का 3 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
अषधारित करती है कि : 

" लोकनायक जय प्रकाश नारायण " की स्मृति में उनकी जन्मशती की वर्षगांठ मनाने के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी 
करने के लिए टकसाल में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा : 

(i ) एक सौ रुपए; 
( ii ) दस रुपए ; 
( ii ) एक रुपया; 

( ख ) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं, डिजाइनों और संरचनाओं के अनुरूप होंगे, अर्थात् : 
सिक्के का अंकित मूल्य रूप और बास्य व्यास सिरेशनों की संख्या धातु संरचना 
सौ रुपए वृत्ताकार 

200 चतुर्थक मिश्र धातु 

चांदी - 50 % 
मिलीमीटर 

तांबा - 40 % 
निकल - 5 % 

जिंक - 5 % 
दस रुपए वृत्ताकार 

तांबा - 75 % 
31 

निकल - 25 % 
मिलीमीटर 
एक रुपया वृत्ताकार 

फेरेटिक स्टेनलेस स्टील , 

जिसमें लोहा - 82 % 
मिलीमीटर 

क्रोमियम - 18% होगा 


200 


150 


25 


1752 GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3 (ii)] 


डिजाइन 
( 1 ) एक सौ रुपए 
मुखभाग 

सिक्के के मुखभाग पर केन्द्र में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसमें नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत हिन्दी में लिखी होगी, उसकी ऊपरी 
परिधि के बांई ओर हिन्दी में " भारत " शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दांई ओर अंग्रेजी में "INDIA " शब्द होगा । उस पर अंतरराष्ट्रीय अंकों में 
अंकित मूल्य " 100 " भी होगा और मीचली बांई परिधि पर हिन्दी में " रुपए " शब्द और निचली दाई परिधि पर अंग्रेजी में " RUPEES" शब्द होगा । 
पृष्ठ भाग 

सिक्के के पृष्ठ भाग पर " लोकनायक जय प्रकाश नारायण " की प्रतिकृति होगी , उसकी ऊपरी बांई परिधि में हिन्दी में " लोकनायक जय प्रकाश 
नारायण " लिखा होगा तथा ऊपरी दाई परिधि में अंग्रेजी में " LOK NAYAK JAYA PRAKASH NARAYAN " लिखा होगा । नीचली बाई परिधि 
· में हिन्दी में " अन्मशती लिखा होगा तथा निचली दाई परिधि में अंग्रेजी में “CENTENARY " शब्द होगा । वर्ष " 2002 अंतरराष्ट्रीय अंकों में 
प्रतिकृति के नीचे दर्शाया जाएगा । 
( 2 ) दस रुपए 
मुखभाग 

सिक्के के मुखभाग पर केन्द्र में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत हिन्दी में लिखी होगी , उसकी ऊपरी 
परिधि के बांई ओर हिन्दी में " भारत " शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दांई ओर अंग्रेजी में "INDIA " शब्द होगा । उस पर अंतरराष्ट्रीय अंकों में 
अंकित मूल्य " 10 " भी होगा और निचली बाई परिधि पर हिन्दी में " रुपए " शब्द और निघली दाई परिधि पर अंग्रेजी में “ RUPEES " शब्द होगा । 
पृष्ठ भाग 

सिक्के के पृष्ठ भाग पर " लोकनायक जय प्रकाश नारायण " की प्रतिकृति होगी, उसकी ऊपरी बाई परिधि में हिन्दी में " लोकनायक जय प्रकाश 
नारायण लिखा होगा तथा ऊपरी दाई परिधि में अंग्रेजी में " LOK NAYAK JAYA PRAKASH NARAYAN " लिखा होगा । निचली बांई परिधि 
में हिन्दी में " जन्मशती " लिखा होगा तथा निचली दाई परिधि में अंग्रेजी में “ CENTENARY " शब्द होगा । वर्ष " 2002 " अंतरराष्ट्रीय अंकों में 
प्रतिकृति के नीचेदर्शाया जाएगा । 
( 3 ) एक रुपया 
मुखभाग 

सिक्के के मुखभाग पर केन्द्र में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत हिन्दी में लिखी होगी, उसकी ऊपरी 
परिधि के बाई ओर हिन्दी में " भारत " शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दांई ओर अंग्रेजी में "INDIA " शब्द होगा । उस पर अंतरराष्ट्रीय अंकों में अंकित 
भूल्य " 1 " भी होगा और निचली बाई परिधि पर हिन्दी में " रुपए " शब्द और निचली दाई परिधि पर अंग्रेजी में " RUPEE" शब्द होगा । 
पृष्ठ भाग 

सिक्के के पृष्ठ भाग पर " लोकनायक जय प्रकाश नारायण " की प्रतिकृति होगी , उसकी ऊपरी बांई परिधि में हिन्दी में " लोकनायक जय प्रकाश 
नारायण "लिखा होगा तथा ऊपरी दाई परिधि में अंग्रेजी में " LOK NAYAK JAYA PRAKASH NARAYANA " लिखा होगा ।निचली बाई परिधि 
में हिन्दी में " जन्मशती " लिखा होगा तथा निथली दाई परिधि में अंग्रेजी में “CENTENARY " शब्द होगा । वर्ष " 2002 " अंतरराष्ट्रीय अंकों में 
प्रतिकृति के नीचे दर्शाया जाएगा । 

[ फा . सं. 7/4 /2001 - सिक्का II ( II ) ] 

अपराजिता चौधरी, अपर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th May, 2002 
S . O . 582 ( E ). In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906 ), the Central 
Government hereby determines that : 

(a ) coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the 
Central Government in the memory of “ LOK NAYAK JAYA PRAKASH NARAYAN ” on the occasion of celebration of the 
birth centenary anniversary , namely : 


(i) One hundred rupees ; 


[ 4M 11 - 


05 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ü ) Ten rupees; 
( ii ) One rupee ; 

(b ) the coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, designs and composition , 
namely : - - 


Number of serrations 


Denomination of the 
One hundred rupees 


Shape and outside diameter 
Circular 
44 millimeters 


200 


Metal composition 
Quaternary Alloy 
Silver-50 % 
Copper-40 % 
Nickel -5 % 
Zinc-5 % 
Copper- 75 % 
Nickel-25 % 
Ferritic Stainless Steel 
Containing Iron -82 % 
Chromium -18 % 


Ten rupees 


150 


Circular 
31 millimeters 
Circular 
25 millimeters 


One rupec 


DESIGNS : 
1. One hundred rupees 
Obverse 

This face of the coin shall bcar the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the center with the legend " 14w d inscribed 
below , flanked on the left upper periphery with the word " MIOT " in Hindi and on the right upper periphery flanked with the 
word “ INDIA " in English . It shall also bear the denominational value " 100" in International Numerals flanked on the left 
lower periphery with the word " 47 " in Hindi and right lower periphery with the word “RUPEES” in English . 


Reverse 


This face of the coin shall bear the portrait of“ LOK NAYAK JAYA PRAKASH NARAYAN ” flanked on the left upper 
periphery with the words " 19 - 144 1454 411 HR149 in Hindi, and on the right upper periphery " LOK NAYAK JAYA 
PRAKASH NARAYANA” in English and flanked on the left lower periphery with the word " 349ht " in Hindi and on the 
right lower periphery with the word " CENTENARY" in English . The figure " 2002 " shall be shown below the portrait in 
international numerals. 


2 . Ten rupees 
Obverse 

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the center with the legend " Heat Operet " inscribed 
below , flanked on the left upper periphery with the word " rat " in Hindi and on the right upper periphery flanked with the 
word “ INDIA ” in English . It shall also bear the denominational value “ 10 ” in International Numerals flanked on the left lower 
periphery with the word " 49 " in Hindiand right lower periphery with the word “ RUPEES” in English . 
Reverse 


This face of the coin shall bear the portrait of" LOK NAYAK JAYA PRAKASH NARAYAN " flanked on the left upper 
periphery with the words " 1107144 14 11 Frr49 in Hindi, and on the right upper periphery " LOK NAYAK JAYA 
PRAKASH NARAYANA ” in English and flanked on the left lower periphery with the word " p t " in Hindi and on the 
right lower periphery with the word " CENTENARY” in English . The figure " 2002" shall be shown below the portrait in 
international numerals. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 ( )] 


3. One rupee 
Obverse 

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the center with the legend a a inscribed 
below , flanked on the left upper periphery with the word " " in Hindi and on the right upper periphery flanked with the 
word " INDIA " in English . It shall also bear the denominational value " l" in International Numerals flanked on the left lower 
periphery with the word 44 in Hindi and right lower periphery with the word “RUPEE” in English . 
Reverse 

This face of the coin shall bear the portrait of“ LOK NAYAK JAYA PRAKASH NARAYAN ” flanked on the left upper 
periphery with the words 511071144 114W T Trag " in Hindi, and on the right upper periphery “ LOK NAYAK JAYA 
PRAKASH NARAYANA” in English and flanked on the left lower periphery with the word " U " in Hindi and on the 
right lower periphery with the word “ CENTENARY" in English . The figure " 2002" shall be shown below the portrait in 
international numerals . 

[F .No. 7/4 /2001-Coin ( II ))] 
APARAJTA CHOWDHURY, Under Secy. 


Printed by the Managor, Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 . 


